E 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 412 राँची ,सोमवार 

1 सितम्बर, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 अगस्त , 2014 


संख्या-3 / पद-1( क )-3/ 2014 का . 8572-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , 
राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 - 8570 एवं 8571 दिनांक 26 अगस्त , 2014,जिसके द्वारा श्री पवन 
कुमार मंडल, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 738ए/ 03, गृह जिला- भागलपुर ) एवं श्री ज्ञान प्रकाश मिंज , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 876/ 03 , गृह जिला- चतरा) का स्थानांतरण/ पदस्थापन किया गया था , को 
स्थगित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 412 - 50 | 


